निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार 


असाधारण अंक 

द्वारा प्रकाशित 


26 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना, सोमवार , 16 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 24 ) 


सं 0 3- ए- 2 - वे 0 पु0-10 / 2010-11989 / वि o 

वित्त विभाग 


संकल्प 

30 दिसम्बर 2011 
विषयः - उच्चस्तरीय समिति द्वारा वेतन समिति /त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के त्रुटियों पर की गई 

अनुशंसा के आलोक में संकल्प सं 0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 में संशोधन के संबंध 
में । 

दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से राज्यकर्मियों के लिए संकल्प सं 0 630 , दिनांक 
21 जनवरी 2010 के द्वारा वेतन पुनरीक्षण किया गया है । उक्त वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 
वेतनमान में त्रुटियों की सूचना विभिन्न स्तरों से प्राप्त अभ्यावेदन एवं प्रस्ताव से प्राप्त हुई है जो 
राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

राज्य सरकार द्वारा इस क्रम में असंगति निराकरण हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया 
गया । उच्चस्तरीय समिति द्वारा वेतन समिति की अनुशंसा के आधार पर संशोधन की अनुशंसा की 
गई । उपर्युक्त विचाराधीन मामले पर सम्यक् निर्णयोपरांत छूटे एवं टंकण त्रुटि को निम्नवत् संशोधित 
किया जाता है । 

सचिवालय / क्षेत्रीय स्थापना 
क्र ० पदनाम /विभाग 

630 , दि ० संशोधित वेतनमान 

अभ्युक्ति 
सं 0 

21/01/2010 में 

अंकित वेतनमान 

( अपुन 0 वेतनमान ) 
1 . प्रधान लिपिक 4500-7000 

पी 0 बी0-2 + 4200 4500-7000 एवं 
( पृ ० 11 . क्र ० सं ० 5000-8000 

5000-8000 

से 
30 ) 

अपु o वेतनमान 

का 
पुन 

वेतनमान 
पी 0 बी0-2 + 4200 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जनवरी 2012 


2 . 


पी 0 बी0-244600 


3 . 


पी 0 बी0-1 + 2400 


पी 0 बी0-2 + 2800 


कार्यालय अधीक्षक 5500-9000 
( पृ० 11, 

क्र 0 सं 0 पी 0 बी0-2 + 4200 
31 ) 
(i) कनीय लेखा | 3050-4590 
लिपिक 

( पृ ० 

10 , पी 0 बी0-1 + 1900 
क्र 0 सं 0 28 ) 
( ii ) वरीय लेखा 4000-6000 
लिपिक ( पृ ० 10 , पी 0 बी0-1 + 2400 
क्र 0 सं 0 29 ) 
अधीक्षक (टंकण) 6500-10500 
( पृ ० 10 , क्र 0 सं 0 पी 0 बी0-2 + 4200 
2 ) 
समाहर्ता के निजी 5500-9000 
सहायक 


4 . 


पी 0 बी0-2 + 4600 


सचिवालय / क्षेत्रीय 
स्थापना 

के 

समान 
पद ) 
यह पद छूटा हुआ 
पद है । 


5 


पी 0 बी0-2 + 4600 


गृह विभाग 


6 . 


इंस्पेक्टर ( पृ० 

( पृ0 24, 
क्र 0 सं 0 258 ) 


संकल्प सं ० 630 , 
दिनांक 21/01/10 
के क्रमांक 258 

258 पर 
इंस्पेक्टर पदनाम 
टंकित है इसे 
इंस्ट्रक्टर पढ़ा जाय । 


7 . 


वेलफेयर - ऑरगनाईजर 3050-4590 

पी 0 बी0-1 + 2000 
सैनिक कल्याण 
निदेशालय , 

स्वास्थ्य विभाग 
दंत चिकित्सक ( मूल 6500-10500 
कोटि ) ( पृ 0 92, क्र 0 पी 0 बी0-2 + 5400 
सं 0 21 ) 


8 . 


9 . 


पी 0 बी0-1 + 2400 


सांख्यिकी लिपिक 4000-6000 
यक्ष्मा कार्यक्रम 


। 


प्रीमियर सेवा के 
समान चार वर्ष की 
सेवा पूरी होने पर 
पी 0 बी0-3 + 5400 की 
स्वीकृति । 

समाहरणालय संवर्ग 
की निम्नवर्गीय लिपिक 
कोटि में 

तद्नुसार 
वरीयता संधारित की 
जाएगी । यह पदनाम 
छूट गया था 
वेतनमान की स्वीकृति 
पत्रांक 6884, दि ० 
25/06/2010 के 
आलोक में । 
चार वर्ष 

बाद 
पी 0 बी0-3 + 5400 
दिनांक 15/01/2010 
के प्रभाव से 
डी 0 एच 0 एम 0 एस 0 
( डिप्लोमा) कोर्स के 
लिए यह 

वेतनमान 
अनुमान्य । 


10 . 


पी 0 बी0-2 + 5400 


। 


वैद्य , 


आयुष 

चिकित्सा 6500-10500 
पद्धति चिकित्सक , 

हकीम , 
हाउस -फिजिशियन , 
उपाधीक्षक,व्याख्याता 
( पृष्ट -93 क्रम सं0 
36, 39, 40 , 41 , 
45 , 46 ) 


3 


11 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जनवरी 2012 

मानव संसाधन विकास विभाग 
प्रधान लिपिक 4500-7000 

पी 0 बी0-2 + 4200 
( पृ 0123, क्र 0 सं 0 पी 0 बी0-1 + 2800 
364 ) 


12 . 


संस्कृत 

उच्च 
विद्यालय ( पृ0 112 , 
क्र 0 सं 0 109 ) 


संकल्प में संस्कृत 
उच्च विद्यालय टंकित 

जो पूर्णरूप से 
सरकारी संस्कृत उच्च 
विद्यालय टंकित होना 
चाहिए था सरकारी 
संस्कृत उच्च विद्यालय 
पढ़ा जाय । 


13 . 


मूल कोटि के पद पर 
चार वर्ष की सेवा 
पूर्ण होने के पश्चात् 
पी 0 बी0-3 + 5400 
मानव संसाधन विकास 
विभाग के संकल्प सं 0 

दि ० 


। 


788 , 


15/06/2011 द्वारा 
पदनाम परिर्वतन । 


बिहार शिक्षा सेवा 

जिला स्तरीय ( मूल कोटि ) 
काऍम पदा ० ( स्था ० ) , 6500-10500 पी 0 बी0-2 + 4800 
कार्यक्रम पदा0 ( लेखा पी 0 बी0-2 + 4200 
एवं योजना)/ कार्यक्रम 
पदा ० ( राष्ट्रीय 
माध्यमिक शिक्षा 
अभियान प्रशि 0 एवं 
साक्षरता )/ कार्यक्रम 
पदा ० ( सर्वशिक्षा 
अभियान) / कार्यक्रम 
पदा ० ( बालिका शिक्षा 
एवं 

विशेष 
प्रशिक्षण ) / कार्यक्रम 
पदा ० ( मध्यान भोजन 
योजना) / अवकाश 
रक्षित पदा0 (जिला 
स्तर ) 

प्रमंडल स्तर ( मूल कोटि ) 
कार्यक्रम पदा ० 6500-10500 

पी 0 बी0-2 + 4800 
( प्राथमिक) / कार्यक्रम पी 0 बी0-2 + 4200 
पदा ० ( माध्यमिक ) 

राज्य मुख्यालय स्तर ( मूल कोटि ) 
सहायक सचिव 6500-10500 

पी 0 बी0-2 + 4800 
(बिहार विद्यालय पी 0 बी0-2 + 4200 
परीक्षा 
समिति )/ अवकाश 
रक्षित पदा ० 

जिला स्तरीय ( प्रशासन शाखा) 
जिला कार्यक्रम पदा ० 10000-15200 

पी 0 बी0-3 + 6600 
स्थापना / लेखा एवं 
योजना/ राजकीय 
माध्यमिक 

शिक्षा 
अभियान प्रशिक्षण 
एवं साक्षरता / 


" 


14 . 


15 . 


16 . 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जनवरी 2012 


17 . 


18 . 


19 . 


सर्व शिक्षा अभियान / 
मध्याह्न 

भोजन 
योजना 
राज्य मुख्यालय 10000-15200 

पी 0 बी0-3 + 6600 
स्तरीय पद ( सहायक 
निदेशक / 
परीक्षा नियंत्रक, 
बिहार संस्कृत शिक्षा 
बोर्ड / उप सचिव , 
बिहार विद्यालय 
परीक्षा समिति ) 
जिला स्तरीय पद 12000-16500 

पी 0 बी0-3 + 7600 
(जिला शिक्षा पदा0 ) 
राज्य मुख्यालय 12000-16500 

पी 0 बी0-3 + 7600 
स्तरीय पद ( उप 
निदेशक / सचिव , 
बिहार विद्यालय 
परीक्षा समिति / सचिव , 
बिहार संस्कृत शिक्षा 
बोर्ड / सचिव , बिहार 
मदरसा बोर्ड ) 
प्रमंडल स्तरीय पद 14300-18300 

पी 0 बी0-4 + 8700 
( क्षेत्रीय शिक्षा उप 
निदेशक ) 
राज्य 

मुख्यालय 14300-18300 पी 0 बी0-4 + 8700 
स्तरीय पद {निदेशक , 
शोध एवं प्रशिक्षण / 
विशेष निदेशक 
( माध्यमिक शिक्षा) 
संयुक्त निदेशक 
( प्राथमिक / 
माध्यमिक / जन 
शिक्षा) } 

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक 
सिनियर स्केल ( पृ 0 7500-12000 

पी 0 बी0-3 + 5400 
119 , क्र ० सं ० 
248 ) 


20 . 


21 . 


22 . 


दि 0 01/01/06 से 
उत्क्रमित 

अपुन 0 
वेतनमान का अंकन 
छूट गया था । इसे 
उत्क्रमित अपुन 0 
वेतनमान 

में 
01/01/06 को वेतन 
निर्धारण नोशनली 
होगा । 


23 . 


ग्रेड 


पी 0 बी0-3 + 6600 


सेलेक्शन 
119 . 
249 ) 


( पृ 0 8000-13500 
सं ० 


क्र ० 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जनवरी 2012 


5 


श्रम संसाधन विभाग 
6500-10500 

पी 0 बी0-2 + 5400 


24 . 


बीमा चिकित्सा पदा ० 
( पृ0 86 , क्र 0 सं 0 
103 ) 


स्वास्थ्य सेवा के 
समान 4 

वर्ष 

की 
सेवा पूरी होने पर 
पी 0 बी0-3 + 5400 , 
तथा प्रथम प्रोन्नति 
का वेतनमान अपुन 0 
10000-15200 एवं 
पी 0 बी0-3 + 6600 
पुनरीक्षित अनुमान्य 
होगा प्रशासी विभाग 
सेवा संवर्ग नियमावली 
गठित करे । 


25 . 


प्रयोगशाला सहायक 


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 
(i) 4000-6000 

पी 0 बी0-1 + 2400 
(ii ) 5000-8000 

पी 0 बी0-2 + 4200 


विज्ञान स्नातक के 
साथ डिप्लोमा या 
डी ० एम ० एल ० टी 0 
होने पर अपुन 
वेतनमान 5000-8000 
तथा मात्र विज्ञान 
स्नातक होने पर 
अपुन 0 

वेतनमान 
4000-6000 

का 
वेतनमान 

अनुमान्य 
होगा । 


26 . 


मूल कोटि 


सहकारिता विभाग 
जिला अंकेक्षण पदा ० 6500-10500 

पी 0 बी0-2 + 4800 
( पुलिस सेल ) पृ 0 पी 0 बी0-2 + 4200 
148 , क्र 0 सं 0 12 ) 


27 . 


पी 0 बी0-2 + 4800 


जिला सहकारिता 6500-10500 
पदा ० ( पृ० 

149 , पी 0 बी0-2 + 4200 
क्र 0 सं 0 30 ) 


इन 

कोटि के 
पदों पर 4 वर्ष की 
सेवा पूरी होने पर 
पी 0 बी0-3 + 5400 
होगा । 
इन मूल 

कोटि के 
पदों पर 4 वर्ष की 
सेवा पूरी होने 

पर 
पी 0 बी0-3 + 5400 
होगा । 
इन मूल 

कोटि के 
पदों पर 4 वर्ष की 
सेवा पूरी होने पर 
पी 0 बी0-3 + 5400 
होगा । 
इन मूल 

कोटि के 
पदों पर 

4 वर्ष की 
सेवा पूरी होने पर 
पी 0 बी0-3 + 5400 
होगा । 


28 . 


पी 0 बी0-2 + 4800 


सहायक निबंधक , 6500-10500 
सहयोग समितियाँ पी 0 बी0-2 + 4200 
( पृ 0 149, क्र 0 सं 0 
31 ) 


29 . 


पी 0 बी0-2 + 4800 


मूल कोटि 


जिला अंकेक्षण 6500-10500 
पदा 0 / व्याख्याता, 

पी 0 बी0-2 + 4200 
अंकेक्षण प्रभाग , 
सहकारिता प्रशिक्षण 
केन्द्र ( पृ ० 
क्र 0 सं 0 5 ) 


148 , 


6 


30 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जनवरी 2012 
प्राचार्य ( सहकारिता 6500-10500 

पी 0 बी0-2 + 4800 
प्रशिक्षण केन्द्र ) ( पृ0 पी 0 बी0-2 + 4200 
149, क्र 0 सं 0 28 ) 


मूल कोटि 


इन 

के 
पदों पर 4 वर्ष की 
सेवा पूरी होने पर 
पी 0 बी0-3 + 5400 
होगा । 
इन मूल 

कोटि के 
पदों पर 4 वर्ष की 
सेवा पूरी होने पर 
पी 0 बी0-3 + 5400 
होगा । 


31 . 


पी 0 बी0-2 + 4800 


व्याख्याता ( सहकारिता 6500-10500 
प्रशिक्षण केन्द्र ) ( पृ 0 पी 0 बी0-2 + 4200 
149 , क्र 0 सं 0 29 ) 


निर्वाचन विभाग 
8000-13500 

पी 0 बी0-2 + 5400 


32 . 


वेतनमान 


उप -निर्वाचन 
पदाधिकारी 


अपुन 0 
वैचारिक रूप 
अनुमान्य होगा । 


से 


33 . 


चकबंदी- पदाधिकारी 
( पृ0164, क 0 सं0-9 ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 
6500-10500 

पी 0 बी0-2 + 4600 
पी 0 बी0-2 + 4200 


पी 0 बी0-2 + 4200 
टंकन त्रुटि के कारण 
अंकित हो गया था । 


उपर्युक्त संशोधन के उपरांत दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से वेतन निर्धारण वित्त 
विभागीय संकल्प सं 0 630 , दिनांक 21 जनवरी 2010 के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 24-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


